इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्य प्र 


MPA 


सत्यम 


त्यमेव जय 


मध्यप्रदेश राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


... .... ---क्रमांक 2731 


भोपाल, सोमवार , दिनांक 4 जुलाई 2016 - आषाढ़ 13, शक 1938 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016 


क्र . एफ . ए. 3- 26 - 2013- एक ( 1) - 1028 . - मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रि - परिषद् के निम्नलिखित 
सदस्यों का , मंत्री पद से दिया गया त्यागपत्र दिनांक 30 जून , 2016 से स्वीकृत किया है : 


1. श्री बाबूलाल गौर, मंत्री 
2. श्री सरताज सिंह , मंत्री 


. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अॅन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव . 
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2016 


क्र . एफ. ए. 3 - 26 - 2013 - एक ( 1) - 1029. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्र . एफ. ए. 3- 26 - 2013 - एक ( 1 ) - 1028, दिनांक 4 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

. . अॅन्टोनी डिसा , मुख्य सचिव . 


Bhopal, the 4th July 2016 


No. F. A. 3-26- 2013-I (i)-1028. - The Governor of Madhya Pradesh, on the advice of the Chief Minister , has been 


545 


546 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2016 


pleased to accept the resignation tendered by the following members of the Cabinet, as Minister with effect from 
30th June, 2016. 


1. Shri Babulal Gaur, Minister 
2. Shri Sartaj Singh, Minister 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ANTHONY DE SA , Chief Secy. 


भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2016 


क्र . एफ . ए. 3 - 26 - 2013- एक ( 1 ) - 1026. - पूर्व की जारी समस्त अधिसूचनाएं अधिक्रमित करते हुए और मध्यप्रदेश शासन कार्य 
( आवंटन ) नियम के नियम 4 के अनुसरण में , मध्यप्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री व निम्नलिखित मंत्री/ राज्यमंत्री के प्रभार में उनके नाम 
के सामने दिये गये विभाग और/ या विभाग की कार्य- सूची के विषय सौंपते हैं : 


स. क्र . मुख्यमंत्री/मंत्री/ राज्यमंत्री का नाम 
( 1 ) 

( 2 ) 


सौंपे गये विभाग और / या विभाग की कार्य सूची के विषय 

( 3 ) 


श्री शिवराज सिंह चौहान , 
मुख्यमंत्री 


सामान्य प्रशासन , विमानन एवं अन्य विभाग जो किसी मंत्री को 
आवंटित नहीं है. 


श्री जयंत मलैया 


वित्त , वाणिज्यिक कर 


मंत्री 


श्री गोपाल भार्गव 
मंत्री 


पंचायत एवं ग्रामीण विकास , सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन 
कल्याण. 


वन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 


डॉ. गौरीशंकर शेजवार , 
मंत्री 


डॉ. नरोत्तम मिश्रा, 
मंत्री 


जल संसाधन , जनसंपर्क, संसदीय कार्य 


श्री ओमप्रकाश धुर्वे 
मंत्री 


खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, श्रम 


कुँ . विजय शाह 


स्कूल शिक्षा 


मंत्री 


किसान कल्याण तथा कृषि विकास 


श्री गौरीशंकर बिसेन 
मंत्री 


श्री रूस्तम सिंह 
मंत्री 


लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण 


महिला एवं बाल विकास 


श्रीमती अर्चना चिटनीस 
मंत्री 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2016 


546 (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


श्री उमाशंकर गुप्ता 


राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 


मंत्री 


सुश्री कुसुम सिंह महदेले 
मंत्री 


लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जेल 


श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया 
मंत्री 


खेल और युवा कल्याण, धार्मिक न्याय और धर्मस्व 


श्री पारसचन्द्र जैन 


ऊर्जा 


मंत्री 


श्री राजेन्द्र शुक्ला 


खनिज साधन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, प्रवासी भारतीय 


मंत्री 


16............. 


........................... 


श्री अंतर सिंह आर्य 
मंत्री 


पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास, कुटीर एवं 
ग्रामोद्योग, पर्यावरण . 


लोक निर्माण, विधि एवं विधायी कार्य 


श्री रामपाल सिंह 
मंत्री 


श्री ज्ञान सिंह 
मंत्री 


आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण 


श्रीमती माया सिंह 
मंत्री 


नगरीय विकास एवं आवास 


20. 


. 


श्री भूपेन्द्र सिंह ठाकुर 
मंत्री 


गृह , परिवहन 


श्री जयभान सिंह पवैया 


उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन , जन शिकायत निवारण 


मंत्री 


श्री दीपक जोशी 
राज्यमंत्री 


तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास ( स्वतंत्र प्रभार), श्रम , 
स्कूल शिक्षा. 


श्री लाल सिंह आर्य 
राज्यमंत्री 


नर्मदा घाटी विकास ( स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन, विमानन 


श्री शरद जैन ( एडवोकेट ) 
राज्यमंत्री 


चिकित्सा शिक्षा ( स्वतंत्र प्रभार ), लोक स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण, संसदीय कार्य. 


श्री सुरेन्द्र पटवा 
राज्यमंत्री 


संस्कृति ( स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन ( स्वतंत्र प्रभार ), किसान 
कल्याण तथा कृषि विकास . 


श्री हर्ष सिंह 
राज्यमंत्री 


आयुष ( स्वतंत्र प्रभार ), नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा ( स्वतंत्र 
प्रभार ) , जल संसाधन . 


546 ( 2 ) 


. 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2016 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


श्री संजय पाठक 
राज्यमंत्री 


सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम ( स्वतंत्र प्रभार) , उच्च शिक्षा, 
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण . 


28 . 


श्रीमती ललिता यादव 
राज्यमंत्री 


पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ( स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त , 
घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण ( स्वतंत्र प्रभार) , 
महिला एवं बाल विकास . 


29 . 


श्री विश्वास सारंग 
राज्यमंत्री 


सहकारिता ( स्वतंत्र प्रभार), भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा 
पुनर्वास ( स्वतंत्र प्रभार ) , पंचायत एवं ग्रामीण विकास . 


श्री सूर्यप्रकाश मीना 
राज्यमंत्री 


उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण ( स्वतंत्र प्रभार ), वन 


... ............... . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव. 
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2016 


क्र . एफ . ए. 3 - 26 - 2013 - एक ( 1 ) - 1027. -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्र . एफ . ए. 3 - 26 - 2013 - एक ( 1) - 1026 , दिनांक 4 जुलाई 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है . 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव . 
Bhopal, the 4th July 2016 


No. F . A . 3 - 26 - 2013 - 1 ( I)- 1026 . - In supersession of all previous Notifications, in pursuance of Rule 4 of Madhya 

iness (Allocation ) Rules, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to assign to charge of 
Chief Minister and the following Ministers /Ministers of State , the Department(s ) and / or the item ( s) of business in the 
department ( s) shown against their names : - . 


S . No . 


Name of the Chief Minister / 
Ministers/Ministers of State 

( 2 ) 


Department(s) and/ or item (s) of business 
in the department assigned 

( 3 ) 


___ (1 ) 


___ 1 . 


Shri Shivraj Singh Chouhan , 
Chief Minister 


General Administration , Aviation , other 
departments not allotted to any other Minister . 


Finance , Commercial Taxes 


Shri Jayant Malaiya 
Minister 


Shri Gopal Bhargav 
Minister 


Panchayat and Rural Development, Social Justice and 
Disabled Persons Welfare . 


Forest , Planning, Economics and Statistics 


Dr. Gauri Shankar Shejwar 
Minister 


HE74671 545 , Farlic 4 JIS 2016 


· 546 (3 ) 


(2 ) 


(3) 


Dr. Narottam Mishra 
Minister 


Water Resources, Public Relations , Parliamentary 
Affairs . 


Food , Civil Supplies and Consumer Protection , Labour 


Shri Om Prakash Dhurve 
Minister 


School Education 


Kunwar Vijay Shah 
Minister 


Farmer Welfare and Agriculture Development 


Shri Gauri Shankar Bisen 
Minister 


Public Health and Family Welfare 


Shri Rustam Singh 
Minister 


10 . ..... .. 


Smt. Archana Chitnis 
Minister 


Women and Child Development 


ON 


Revenue, Science and Technology 


Shri Uma Shankar Gupta 
Minister 


Public Health Engineering, Jail 


Ms. Kusum Singh Mahdele 
Minister 


Smt. Yashodhara Raje Scindhiya 
Minister 


Sports and Youth Welfare , Religious Trusts and 
Endowments. 


Shri Paras Chandra Jain 
Minister 


Energy 


Shri Rajendra Shukla 
Minister 


Mineral Resources, Commerce, Industry and 
Employment, Overseas Indian . 


Shri Antar Singh Arya 
Minister 


AnimalHusbandry , Fisherman Welfare and Fisheries 
Development, Cottage and Rural Industry , Environment. 


Public Works, Law and Legisletive Affairs 


Shri Rampal Singh 
Minister 


Tribal Welfare, Scheduled Caste Welfare 


Shri Gyan Singh 
Minister 


Urban Development and Housing 


Smt. Maya Singh 
Minister 


20 . 


Home, Transport 


Shri Bhupendra Singh Thakur 
Minister 


546 (4 ) 


. . 


: : 


HEZYGTI 16431, fahic 4 


2016 


( 2 ) 


( 3 ) 


21. 


Shri Jaibhan Singh Pawaiya 
Minister 


Higher Education , Public Service Management, 
Public Grievanes Redressal. 


Shri Deepak Joshi 
Minister of State 


Technical Education and Skill Development 
(Independent Charge ), Labour, School Education . 


Shri Lal Singh Arya 
Minister of State 


Narmada Valley Development ( Independent Charge), 
General Administration , Aviation . 


Shri Sharad Jain (Advocate ) 
Minister of State 


Medical Education (Independent Charge ), Public 
Health and Family Welfare , Parliamentary Affairs . 


Shri Surendra Patwa 
Minister of State 


Culture ( Independent Charge ), Tourism ( Independent 
Charge ), Farmer Welfare and Agriculture Development. 


26 . 


Shri Harsh Singh 
Minister of State 


Ayush (Independent Charge), New and Renewable 
Energy (Independent Charge ), Water Resources . 


Shri Sanjay Pathak 
Minister of State 


Micro , Small and Medium Enterprises ( Independent 
Charge ), Higher Education , Social Justice and 
Disabled Person Welfare . 


28. 


Smt. Lalita Yadav 
Minister of State 


Backward Classes and Minorities Welfare (Independent 
Charge ), Denotified , Nomadic and Semi-Nomedic 
Tribe Welfare , (Independent Charge ), Women and 
Child Development. 


29. 


: Shri Vishwas Sarang 

Minister of State 


Co- operation (Independent Charge ), Bhopal Gas 
Tragedy Relief and Rehibilitation 
( Independent Charge ), Panchayat and Rural 
Development. 


30 . 


Shri Surya Prakash Meena 
Minister of State 


Horticulture and Food Processing ( Independent 
Charge), Forest . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ANTHONY DE SA , Chief Secy . 


नियंत्रक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016. 


